PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ., JULY 31, 2012 (SRVN. 9 , 1934 SAKA) 


643 


कृषि विभाग 


- 


दिनांक 18 जुलाई, 2012 
संख्या513/ कृषि अनुभूमीत)2012/9002.-- पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 ( 1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 7 की 
उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट 
परिक्षेत्रों को उसके खाना 2 में विनिर्दिष्ट अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को उप -मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करते हैं : -- 

अनुसूची 
उप- मण्डी प्रांगण का परिक्षेत्र 

अधिसूचित मण्डी क्षेत्र 


-- 


2 


- 


जगाधरी 


- 


नई लकड़ मण्डी, मानकपुर-|| जगाधरी की सीमाएं 
उत्तर 

नई लकड़ मण्डी की भूमि का खसरा नम्बर 6, 10, 2/12 तथा 

13 इत्यादि की सीमाएं 
दक्षिण नई लकड़ मण्डी की भूमि के खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, तथा 

8/3 इत्यादि की सीमाएं 
पूर्व एन ० एच०-7 3 ए- सड़क जगाधरी से छछरौली/ आबादी 

गांव मानकपुर-II तक 
पश्चिम नई लकड़ मण्डी की भूमि के खसरा नम्बर 1, 2, 22, 23, 17, 1/15 

तथा 6 इत्यादि की सीमाएं 


रोशन लाल , 


प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


1 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 18th July, 2012 
No. 513 /AS-(1)/2012/9002.-In exercise of the powers conferred by Sub - section (2 ) of Section 7 of the Punjab 
Agricultural Produce Markets Act , 1961 ( Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby declares the localities 
specified in column 1 of the Schedule given below , to be the sub -market yard of the notified market area specified in 
column 2 thereof : 

SCHEDULE 


-- 


Sr.No. 


Localities ofSub -Market Yard 


Notified Market Area 


2 


Jagadhri 


North : 


South : 


Boundaries of New Lakkad Mandi,Manak Pur -II , 
Jagadhri 
Sides of Khasra No.6 , 10,2/ 12 and 13 etc. of land 
of New Lakkad Mandi. 
Sides of Khasra No.1 , 2 , 3, 4 , 5 and 8/3 etc. of 
land ofNew Lakkad Mandi. 
NH- 73 - A road fromJagadhrito 
Chhachhrauli/ Abaadi Village, Manakpur- II . 
Sides of Khasra No.1, 2 , 22 , 23, 17 , 1/15 and 6 of 
land of New Lakkad Mandi. 


East : 


। 


West : 


ROSHAN LAL , 
Principal Secretary to Government Haryana, 

Agriculture Department. 


.. 


